“बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक 
शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक 
टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक 
जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. 
भिलाई, दिनांक 30-5-200.” 


पंजीयन क्रमांक 
“SARA TS/S/09/203-205.” 


छत्तीसगढ़ राजपत्र 


प्राधिकार से प्रकाशित 


क्रमांक 46 ] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 2 नवम्बर 202।-कार्तिक 2, शक 943 


भाग 3(7) 
विज्ञापन 
अन्य सूचनाएं 
नाम परिवर्तन 
सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मनोहर कुसनदास मेश्राम आत्मज श्री कुसनदास एस. मेश्राम, उम्र 53 वर्ष, निवासी- 
मकान नं.-सी/6/0, एन. एस. पी. सी. एल. टाउनशीप, रूआबांधा, वार्ड नं.-55, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि पूर्व में 


मेरे पुत्र का नाम प्रीतिश मेश्राम था जो कि उसके समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, मैंने अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम प्रीतिश 


मनोहर मेश्राम रख लिया हूँ जो कि उसके आधार कार्ड व अन्य आवश्यक दस्तावेजों में दर्ज है तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के 
समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरे पुत्र को प्रीतिश मनोहर मेश्राम आत्मज मनोहर कुसनदास मेश्राम के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 


जावे. 
पुराना नाम नया नाम 
प्रीतिश मेश्राम प्रीतिश मनोहर मेश्राम 
पिता-श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम पिता-श्री मनोहर कुसनदास मेश्राम 
निवासी-मकान नं.-सी/6/0, निवासी-मकान नं.-सी/6/0, 
एन. एस. पी. सी. एल. टाउनशीप, एन. एस. पी. सी. एल. टाउनशीप, 
रूआबांधा, वार्ड नं.-55, भिलाई, रूआबांधा, वार्ड नं.-55, भिलाई, 


तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


385 


386 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i2 नवम्बर 202 [ भाग 3 () 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सैय्यद अनिकुर रहीम आत्मज मोहम्मद जियाउर रहीम, निवासी-क्वा. 4.-78/%, 
रूआबांधा सेक्टर, भिलाईनगर, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मैं भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हूँ. मेरा वास्तविक नाम 
सैय्यद अनिकुर रहीम (Syed Anikur Rahim) तथा मेरे पिता का भी वास्तविक नाम मोहम्मद जियाउर रहीम (Mohammed Ziaur Rahim) 
है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे सर्विस रिकार्ड में एस. अनिकुर रहीम आ. एम. Se. रहीम दर्ज है जिसे परिवर्तित कर 
मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे सैय्यद अनिकुर रहीम (Syed Anikur Rahim) आत्मज मोहम्मद जियाउर रहीम (Mohammed Ziaur Rahim) 
के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एस. अनिकुर रहीम सैय्यद अनिकुर रहीम 

(S. Anikur Rahim) (Syed Anikur Rahim) 

पिता- एम. जेड. रहीम पिता- मोहम्मद जियाउर रहीम 

(S/o- M. Z. Rahim) (S/o- Mohammed Ziaur Rahim) 
निवासी-क्वा. 4.-78/8, रूआबांधा सेक्टर, निवासी-क्वा. 4.-78/0, रूआबांधा सेक्टर, 
भिलाईनगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) भिलाईनगर, तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 

नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दशरथ सिंह नेताम आत्मज श्री बुदरूराम नेताम, उम्र 56 वर्ष, निवासी-गुरूगोविन्दसिंह 
वार्ड क्रमांक 36, तेतरखुटी, अघनपुर, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम दशरथ सिंह नेताम आ. बुदरूराम 
नेताम है जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्धशासकीय दस्तावेजों में दर्ज है, किन्तु मेरे कक्षा बारहवीं की अंकसूची में दशरथ (Dashrath) आ. बुदरू 
(Budaru) दर्ज है जो कि अपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर 
दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे दशरथ सिंह नेताम (Dashrath Singh Netam) आत्मज श्री बुदरूराम नेताम (Shri Budaruram Netam) के नाम 
से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दशरथ (Dashrath) दशरथ सिंह नेताम 
पिता- gee (Budaru) (Dashrath Singh Netam) 
निवासी-गुरूगोविन्दसिंह वार्ड क्रमांक-36, पिता- श्री बुदरूराम नेताम 
तेतरखुटी, FAT, जगदलपुर, (S/o-Shri Budaruram Netam) 
जिला-बस्तर (छ. ग.) निवासी-गुरूगोविन्दसिंह वार्ड क्रमांक-36, 


तेतरखुटी, अघनपुर, जगदलपुर, 
जिला-बस्तर (छ. ग.) 


भाग 3 () J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i2 नवम्बर 202 387 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती कमलेश्वरी धनकर ध. प. स्व. गजाधर प्रसाद, उम्र 32 वर्ष, निवासी-मकान नंबर 
295, वार्ड नं. 33, राजीव नगर, Bat, जोन 2, खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. मेरा वास्तविक नाम कमलेश्वरी 
धनकर है. मेरे ससुर स्व. चन्दूलाल जी के द्वारा सहारा इंडिया परिवार में सहारा योजना सुपर बीबी के नाम से बाण्ड पेपर लिया गया, तथा मुझे 
व मेरी पुत्री दीपाली को नामिनी बनाया गया, जिसमें मेरा नाम दीपिका दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसे परिवर्तित कर मैं अपने वास्तविक नाम को 
दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे श्रीमती कमलेश्वरी धनकर ध. प. स्व. गजाधर प्रसाद के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
दीपिका श्रीमती कमलेश्वरी धनकर 
पति-स्व. गजाधर प्रसाद पति-स्व. गजाधर प्रसाद 
निवासी-मकान नंबर-295, निवासी-मकान नंबर-295, 
वार्ड नं. -33, राजीव नगर, Gaee-7, वार्ड नं.-33, राजीव नगर, WaeL-, 
जोन 2, खुर्सीपार, भिलाई, जोन 2, खुर्सीपार, भिलाई, 
तह.व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह.व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती माया साहा ध. प. श्री शंभूनाथ साहा, उम्र 49 वर्ष, निवासी-धरमपुरा नम्बर 0 
कुशाभाऊ ठाकरे वार्ड, जगदलपुर, जिला बस्तर (छ. ग.) की हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम मायारानी साहा आत्मजा राधेश्याम साहा था तथा में इसी 
नाम से जानी, पहचानी जाती थी. मेरा विवाह श्री शंभूनाथ साहा के साथ संपन्न हुआ, पश्चात्‌ मैंने अपना नाम परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती माया 
साहा रख ली हूँ. तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अतः: अब से मुझे श्रीमती माया साहा ध. प. श्री शंभूनाथ साहा के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
मायारानी साहा श्रीमती माया साहा 
पिता-श्री राधेश्याम साहा पति-श्री शंभूनाथ साहा 
निवासी-मलकान गिरी निवासी-धरमपुरा नम्बर 0, कुशाभाऊ 
जिला-मलकानगिरी (उड़ीसा) ठाकरे वार्ड, जगदलपुर, 


जिला-बस्तर (छ. ग.) 


388 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i2 नवम्बर 202 [ भाग 3 () 


नाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, नातु अप्पआलममा ध. प. नार्तु राजन्ना, उम्र 43 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. /<), सड़क 
9, जोन-3, सेक्टर , खुर्सीपार, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) की हूँ. यह कि मेरे पति भिलाई इस्पात संयंत्र भिलाई में कार्यरत हैं, मेरा 
वास्तविक नाम नार्तु अप्पआलममा (Narthu Appalamma) है जो कि मेरे आधार कार्ड, पेनकार्ड, बैंक रिकार्ड में दर्ज है, किन्तु मेरे पति के सर्विस 
रिकार्ड में मेरा लघु नाम एन. अप्पआलममा (N. Appalamma) दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम 
प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे नारतु अप्पआलममा (Narthu Appalamma) ध. प. नार्तु WT (Narthu Rajanna) के नाम से जाना, पहचाना, 
पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
एन. अप्पआलममा Ald, अप्पआलममा 
(N. Appalamma) (Narthu Appalamma) 
पति-एन. राजन्ना पति-नार्तु UST 
(W/o-N. Rajanna) (W/o-Narthu Rajanna) 
निवासी-क्वा. 4.-7/S), सड़क -9, जोन-3, निवासी-क्वा. नं.-/डी, सड़क-9, जोन-3, 
सेक्टर , खुर्सीपार, भिलाई, सेक्टर , खुर्सीपार, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 
उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, मदन साव आत्मज स्व. जुगादी साव, उम्र 42 वर्ष, निवासी-मकान नं.73, इंदिरा नगर, 
शीतला मंदिर मार्ग, वार्ड नं. 06, सुपेला, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरी पुत्री का वास्तविक नाम सावित्री साव है जो 
उसके आधार कार्ड, बैंक रिकार्ड व अन्य दस्तवेजों में दर्ज है, किन्तु उसके जन्म प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्रों आदि में उसका नाम सावित्री 
साहू आत्मजा मदन साहू दर्ज है जो कि त्रुटिपूर्ण है जबकि मेरा वास्तविक नाम मदन साव है, मैं अपनी पुत्री का नाम परिवर्तित कर वास्तविक नाम 
सावित्री साव आत्मजा मदन साव को उसके समस्त अभिलेखों/दस्तावेजों में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत 
कर दिया हूँ. 


अतः अब से मेरी पुत्री को सावित्री साव आत्मजा मदन साव के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सावित्री साहू सावित्री साव 
पिता -श्री मदन साहू पिता -श्री मदन साव 
निवासी-मकान नं.-73, इंदिरा नगर, निवासी-मकान नं.-73, इंदिरा नगर, 
शीतला मंदिर मार्ग, वार्ड नं.-06, शीतला मंदिर मार्ग, वार्ड नं.-06, 
सुपेला, भिलाई, सुपेला, भिलाई, 


तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 () J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i2 नवम्बर 202 389 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विनय कुमार जोशी आत्मज श्री परस राम जोशी, उम्र 27 वर्ष, निवासी-ग्राम व पोस्ट अंडा, 
तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा पूर्ण नाम विनय कुमार जोशी आ. श्री परस राम जोशी है जो कि मेरे आधार कार्ड, 8वीं, 42वीं 
के शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में दर्ज है, किन्तु कक्षा 0ct की अंकसूची में मेरे पिता का अपूर्ण नाम परस राम दर्ज है जिसे परिवर्तित कर पूर्ण नाम को 


दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे विनय कुमार जोशी आत्मज श्री परस राम जोशी के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


विनय कुमार जोशी 

पिता-श्री परस राम 
निवासी- ग्राम व पोस्ट-अंडा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


विनय कुमार जोशी 
पिता-श्री परस राम जोशी 
निवासी- ग्राम व पोस्ट-अंडा, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दुकुराम मौर्य आत्मज श्री सुकूराम मौर्य, उम्र 55 वर्ष, निवासी-आमागुड़ा लालबाग, 
पुराना इण्डियन गैस गोदाम के पास, जगदलपुर जिला बस्तर (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा पूर्ण नाम दुकुराम मौर्य (Dukuram Mourya) आ. 
श्री सुकूराम As (Sukuram Mourya) है. जो कि मेरे समस्त शासकीय/अर्द्शासकीय दस्तावेजों में दर्ज है किन्तु मेरे कक्षा दसवीं की अंकसूची 


में मेरा नाम दुकुराम (Dukuram) आ. सुकूराम (Dukuram) दर्ज है जो कि अपूर्ण है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के 
संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अत: अब से मुझे दुकुराम मौर्य आत्मज श्री सुकूराम मौर्य (Shri Sukuram Mourya) के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया 
जावे. 


पुराना नाम 


दुकुराम 
(Dukuram) 
पिता-श्री सुकूराम 
(S/o- Shri Sukuram) 
निवासी-आमागुड़ा लालबाग, पुराना इण्डियन 
गैस गोदाम के पास, जगदलपुर, 
जिला-बस्तर (छ. ग.) 


नया नाम 


दुकुराम मौर्य 
(Dukuram Mourya) 
पिता-श्री सुकूराम मौर्य 
(S/o- Shri Sukuram Mourya) 
निवासी-आमागुड़ा लालबाग, पुराना इण्डियन 
गैस गोदाम के पास, जगदलपुर, 
जिला-बस्तर (छ. ग.) 


390 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i2 नवम्बर 202 [ भाग 3 (7) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, सुशीला साहू आत्मजा श्री नेतराम साहू, उम्र 37 वर्ष, निवासी-प्लाट नं. 3, खसरा नं. 548/ 
१9 कैलाश नगर, लोहिया रोड, Hee, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) को हूँ. यह कि पूर्व में मेरा नाम सुशीला था, मैंने अपने नाम के 
साथ उपनाम साहू जोड़कर नया नाम सुशीला साहू रख ली हूँ. मेरा परिवर्तित यह नया नाम मेरे समस्त शासकीय/अर्द्शासकीय अभिलेखों/दस्तावेजों 
में दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूँ. 


अत: अब से मुझे सुशीला साहू आत्मजा नेतराम साहू के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 
सुशीला सुशीला साहू 
पिता-श्री नेतराम पिता-श्री नेतराम साहू 
निवासी- प्लाट 4.-3, खसरा F.-7548/79 निवासी- प्लाट 4.-3, खसरा A.-7548/79 
कैलाश नगर, लोहिया रोड, कुरूद, भिलाई, कैलाश नगर, लोहिया रोड, कुरूद, भिलाई, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


उपनाम परिवर्तन 


सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अशोक कुमार देवांगन आत्मज स्व. गणेश राम देवांगन, उम्र 48 वर्ष, निवासी-वार्ड नं. 
08, बाजार चौक, उतई, दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ. ग.) का हूँ. यह कि मेरा वास्तविक नाम अशोक कुमार देवांगन आ. स्व. गणेश राम देवांगन 
है जो कि मेरे आधार कार्ड, पैनकार्ड व अन्य दस्तावेजों में दर्ज है किन्तु मेरे शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में, मेरे नाम की जमीन के राजस्व अभिलेखों में 
मेरा घरेलू नाम झब्बू लाल आ. स्व. गणेश राम दर्ज है जिसे परिवर्तित कर मेरे वास्तविक नाम को दर्ज कराने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष 


शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूँ. 


अतः अब से मुझे अशोक कुमार देवांगन आत्मज स्व. गणेश राम देवांगन के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे. 


पुराना नाम नया नाम 


अशोक कुमार देवांगन 
पिता-स्व. गणेश राम देवांगन 
निवासी-वार्ड नं.-08, बाजार चौक, 
उतई, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


झब्बू लाल 
पिता-स्व. गणेश राम 
निवासी-वार्ड नं.-08, बाजार चौक, 
उतई, दुर्ग, 
तह. व जिला-दुर्ग (छ. ग.) 


भाग 3 () J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i2 नवम्बर 202 39] 


विविध 


न्यायालयों की सूचनाएं 


न्यायालय पंजीयक लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग जिला-दुर्ग (छ.ग.) 


दुर्ग, दिनांक 27 अक्टूबर 202॥ 


प्रारूप क्र. 5 
[ देखें नियम 5 (4) ] 


( छत्तीसगढ़ लोक न्यास अधिनियम, 7957 ( 95 का 30 ) और छत्तीसगढ़ लोक न्यास नियम 962 के नियम 5 (१) के द्वारा 
लोक न्यास के पंजीयक दुर्ग जिला दुर्ग के समक्ष ) 


क्रमांक/293/प्र. 2/अ.वि.अ./202.-- यत: कि आवेदक श्रीमती रूपवर्षा निर्मलकर ट्रस्टी “लाईफ लाईन इण्डिया Achat ट्रस्ट 
पता द्वारा-रूपवर्षा निर्मलकर वार्ड नं. 02 राजीवनगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग पिन कोड नं. 497007 (छ. ग.)” द्वारा- “लाईफ लाईन इण्डिया 
वेल्फेयर ट्रस्ट पता द्वारा-रूपवर्षा निर्मलकर वार्ड नं. 02 राजीवनगर दुर्ग तहसील व जिला दुर्ग पिन कोड नं. 497007 (छ. ग.)” के छ. ग. लोक 
न्यास अधिनियम 95 की धारा 4 के अन्तर्गत्‌ एक आवेदन पत्र नीचे लिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लोक न्यास के रूप में पंजीकृत 
किए जाने हेतु दिया गया है, एतद्द्वारा सूचना पत्र जारी कर अपेक्षा की जाती है कि कथित आवेदन पर मेरे न्यायालय में सुनवाई दिनांक 72-72- 
202 को विचार किया जावेगा. 


किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति ने हितबद्ध व्यक्ति कोई व्यक्ति इस सूचना के प्रकाशन 
की तारीख से एक माह के भीतर मेरे समक्ष स्वयं उपस्थित होकर या अपने अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से या किसी प्राधिकार पत्र के माध्यम 
से अधिकृत व्यक्ति के माध्यम से दो प्रतियों में लिखित अभिकथन प्रस्तुत कर सकते है. उपरोक्त अवधि के अवसार के बाद किसी भी प्रकार के 
आपत्ति/दावा पर कोई विचार संभव नहीं हो सकेगा. 


अनुसूची 
(लोक न्यास का नाम, पता व सम्पत्ति का विवरण) 


le लोक न्यास का नाम - “लाईफ लाईन इण्डिया वेल्फेयर ट्रस्ट 
पता द्वारा-रूपवर्षा निर्मलकर वार्ड नं. 02 राजीवनगर दुर्ग 
तहसील व जिला दुर्ग पिन कोड नं. 497007 (छ. ग.)” 
2. चल संपत्ति = 50,000-00 (पचास हजार रु. नगद) 
3. अचल संपत्ति - निरंक 


विनय कुमार पोयाम 
पंजीयक 


392 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i2 नवम्बर 202 [ भाग 3 (7) 


अन्य सूचनाएं 


कार्यालय-उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, धमतरी 
संयुक्त कार्यालय भवन, कक्ष क्रमांक-25, कलेक्टोरेट के पास 


धमतरी, दिनांक 37 अगस्त 2027 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 960 की धारा i8(7)(2) के अंतर्गत ] 
क्रमांक/उपंध/परिसमापन/202/573 .-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/205/78 धमतरी दिनांक 76-04-20I5 के 
द्वारा छ.ग. बीज उत्पादक एवं बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, सेमरा, पंजीयन HAH-4 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 


960 के धारा 69 के अंतर्गत श्री राकेश कुमार चाण्डक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 
संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 960 की धारा 78 (7) (2) 
एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना HATH/WH- 5-23/75-02/205/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2077 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी 
संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए छ.ग. बीज उत्पादक एवं बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित, 
सेमरा, पंजीयन HAH 774 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं. 


यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 37-08-2027 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल 
प्रभावशील होगा. 


धमतरी, दिनांक 3 अगस्त 2024 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 960 की धारा i8(7)(2) के अंतर्गत ] 
क्रमांक/उपंध/परिसमापन/202/575 .-कार्यालयीन आदेश क्रमांक/उपंध/परिसमापन/206/635 धमतरी दिनांक 78-0:-20I6 के 
द्वारा हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, भोयना, पंजीयन क्रमांक-43 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 960 के धारा 69 के 


अंतर्गत श्री राकेश कुमार चाण्डक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 
संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 960 की धारा 78 (7) (2) 
एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना HATH/WH- 5-23/75-02/205/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2077 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी 
संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए हमाल श्रमिक सहकारी समिति मर्यादित, भोयना, पंजीयन क्रमांक- 
43 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं. 


यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 37-08-2027 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल 
प्रभावशील होगा. 


धमतरी, दिनांक 3 अगस्त 2027 
[ छत्तीसगढ़ सहकारी संस्थाएँ अधिनियम 960 की धारा i8(7)( 2) अंतर्गत ] 


क्रमांक/उपंध/परिसमापन/202/576 .--कार्यालयीन आदेश HAH /SIA/ AAAI 206/637 धमतरी दिनांक 8-0I-206 के 


भाग 3 () J छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i2 नवम्बर 202 393 


द्वारा क्रिश्चियन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसाइटी मर्यादित, धमतरी, पंजीयन क्रमांक-548 का छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 960 के 
धारा 69 के अंतर्गत श्री राकेश कुमार चाण्डक, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था. 


परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. 
संस्था के परिसमापन के कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं पीताम्बर ठाकुर, उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं, धमतरी छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी अधिनियम 960 की धारा 78 (7) (2) 
एवं छ. ग. शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना HATeH/WH- 5-23/75-02/205/3 दिनांक 26 अक्टूबर 2077 के द्वारा रजिस्ट्रार सहकारी 
संस्थाएं, छत्तीसगढ़ को प्रदत्त शक्तियां, जो मुझमें वेष्ठित हैं, का प्रयोग करते हुए क्रिश्चियन को-ऑपरेटिव्ह क्रेडिट सोसाइटी मर्यादित, धमतरी, 
पंजीयन क्रमांक-548 का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था का निगमित निकाय के रूप में अस्तित्व समाप्त करता हूं. 


यह आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से आज दिनांक 34-08-202 को जारी किया गया तथा यह आदेश तत्काल 
प्रभावशील होगा. 


पीताम्बर ठाकुर 
उप पंजीयक. 


कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, राजनांदगांव (छ. ग.) 


राजनांदगांव, दिनांक 73 सितम्बर 202 


[ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 7960 की धारा 8(7)(2) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/758/उपंरा/परि./2024.--सहयोगी बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित डोंगरगढ़ पंजीयन क्रमांक 579 वि. खं. डोंगरगढ़ 
जिला-राजनांदगांव के कार्यालयीन आदेश HAH/745/SRVGR./2079 राजनांदगांव दिनांक 03-08-209 से छत्तीसगढ़ सहकारी सोसायटी 
अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (१) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी डोंगरगढ़ को परिसमापक 
नियुक्त किया गया है. 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही 
से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं एन. एल. टण्डन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 75-79/75- 
02/2042/03 नवा रायपुर दिनांक 04-05-2042 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता 
अधिनियम 960 की धारा 8 () के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं. 


यह आदेश आज दिनांक 73-08-2027 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


राजनांदगांव, दिनांक 73 सितम्बर 202 


[ छत्तीसगढ़ सहकारी समिति अधिनियम 7960 की धारा 8(7)(2) के अंतर्गत ] 


क्रमांक/759/उपंरा/परि./202.--जय मां दन्तेश्वरी महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित खरकाटोला पंजीयन क्रमांक 420 
वि. खं. डोंगरगढ़ जिला-राजनांदगांव के कार्यालयीन आदेश HAH/2246/SRVAR./208 राजनांदगांव दिनांक 3-08-2080 से छत्तीसगढ़ 
सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा 69 के तहत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 (१) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी डोंगरगढ़ 
को परिसमापक नियुक्त किया गया है. 


394 छत्तीसगढ़ राजपत्र, दिनांक i2 नवम्बर 202 [ भाग 3 (7) 


परिसमापक द्वारा परिसमापन की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है. परिसमापन की कार्यवाही 
से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है. 


अतः मैं एन. एल. टण्डन उप पंजीयक सहकारी संस्थाएं राजनांदगांव छ. ग. सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ 75-79/75- 
02/2042/03 नवा रायपुर दिनांक 04-05-20I2 के अंतर्गत पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है का उपयोग करते हुए छ. ग. सहकारिता 
अधिनियम 960 की धारा 8 () के तहत संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुए संस्था निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूं. 

यह आदेश आज दिनांक 73-08-2027 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पद मुद्रा से जारी किया गया. 


एन. एल. टण्डन 
उप पंजीयक. 


संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित--2024. 


